O 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन , 1944 ( श ० ) 

485 राँची , शुक्रवार , 30 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


संख्या - 485 राँची , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
13 सितम्बर , 2022 


संख्या - 04 / स्था . पद . - 02-02 / 2022 का . 5756 -- विशेष विनियमन पदाधिकारी , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती सीमा सिंह झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 6/20 , गृह जिला - गाजीपुर , उ ० प्र ० ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक , रिनपास , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 04 / स्था . पद.- 02-02 / 2022 का . 5757-- अवर सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री राजीव कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 23/20 , गृह जिला- दरभंगा ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 04 / स्था . पद . - 02-02 / 2022 का . 5758 -- अवर सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रणव कुमार पाल , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 42 / 20 , गृह 
जिला- जामताड़ा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 सितम्बर , 2022 


- 

संख्या - 04 / स्था . पद . 02-02 / 2022 का . 5759- - पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मनौवर आलम , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक - 794/03 , गृह जिला- बोकारो ) को अगले आदेश तक अवर सचिव , उच्च एवं 
तकनीकि शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 04 / स्था.पद.- 02-02 / 2022 का . 5760 -- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मनीषा तिर्की , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 113/20 , गृह जिला गुमला ) की सेवा 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक 
विशेष विनियमन पदाधिकारी ( SAR ) , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 04 / स्था . पद . 02-02 / 2022 का . 5761-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रवीण केरकेट्टा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 127/20 , गृह जिला- पू ० सिंहभूम की सेवा 
खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें 
अगले आदेश तक अवर सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश साह , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 485-50 


